सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या - 969 राँची, गुरुवार , 


14 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 नवम्बर , 2017 


संख्या -1/ प्रशि०-903 / 2012 का .- 11506 -- निदेशक , पंचायती राज , झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री विरेन्द्र भूषण , भा .प्र. से. ( झाः2005 ) के दिनांक 20 नवम्बर , 2017 से 
15 दिसम्बर , 2017 तक MCT, Phase-III प्रशिक्षण में प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण 
अवधि तक के लिए श्री विनय कुमार चैबे, भा. प्र. से . ( झाः1999), सचिव , ग्रामीण विकास (पंचायती राज 
एवं एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल), झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ निदेशक , पंचायती राज , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1 /प्रशि०-903/ 2012 का .- 11507 -- निदेशक, मतस्य , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
राजीव कुमार, भा.प्र. से. ( झाः2007) ( अतिरिक्त प्रभार-निदेशक , कृषि, निदेशक, बागवानी, मिशन डायरेक्टर , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 14 दिसम्बर, 2017 


बागवानी, परियोजना निदेशक, जोहार ) के दिनांक 20 नवम्बर, 2017 से 15 दिसम्बर , 2017 तक 
MCT, Phase- III प्रशिक्षण में प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्री 
विमल , भा . प्र. से . ( झाः2004 ), विशेष सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची अपने 
कार्यों के साथ श्री राजीव कुमार, भा . प्र. से. ( झाः2007) को आवंटित सभी कार्यों के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 969 - - 50 


